रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 -- उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 172 ] 
No. 1721 


नई दिल्ली , मंगलवार , मार्च 21 , 2000 / चैत्र 1, 1922 
NEW DELHI, TUESDAY , MARCH 21, 2000 /CHAITRA 1 , 1922 


गृह मंत्रालय 
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2000 
का . आ . 245( अ ). --- जनगणना अधिनियम, 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्रीमती षीला तोमस ( के . एल.: 85 ) को केरल राज्य में जनगणना कराने के कार्य का 
पर्यवेक्षण करने हेतु 2001 की जनगणना के लिए निदेशक , जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 9/ 33/ 99 - सी . डी . ( सेन ) ] 
जयंत कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL , INDIA 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th March , 2000 
S . O . 245 (E ).- - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 of the Census Act, 1948 (37 
of 1948 ), the Central Government hereby appoints Smt. Sheela Thomas, an officer of the Indian Administrative Service 
(KL :85), as the Director of Census Operations, to supervise the taking of census within the State of Kerala , for the 2001 
census . 

INo. 9/ 33/99 -CD(CEN)] 
J.K . BANTHIA, Registrar General and Census Commissioner, India 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2000 
का . आ . 246 ( अ ). -~ जनगणना अधिनियम, 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री जयंत परिमल ( जी . जे : 89 ) को गुजरात राज्य में जनगणना कराने के कार्य का पर्यवेक्षण 
करने हेतु 2001 की जनगणना के लिए निदेशक , जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 9/ 33/ 99 - सी. डी.( सेन ) ] 
जयंत कुमार बांठिया , भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त 


812 GI/2000 


(1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC. 3 (ii)] 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th March , 2000 
S .O . 246 (E ).-- In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 4 of the Census Act, 1948 (37 
of 1948 ) , the Central Government hereby appoints Shri Jayant Parimal, an officer of the Indian Administrative Service 
( GJ: 89), as the Director of Census Operations , to supervise the taking of census withinthe State of Gujarat , for the 2001 
census. 

INo. 9 / 33 /99 -CD(CEN)] 
J. K . BANTHIA , Registrar General and Census Commissioner , India 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2000 
का . आ . 247( अ ). - जनगणना अधिनियम , 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार , भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री मनोरंजन दास ( ए. एमः एस. सी . एस: 88 ) को असम राज्य में जनगणना कराने के कार्य 
का पर्यवेक्षण करने हेतु 2001 की जनगणना के लिए निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 9 /33/ 99 - सी . डी .( सेन ) ] 
जयंत कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th March , 2000 
S. O . 247 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 of the Census Act, 1948 (37 
of 1948 ), the CentralGovernment hereby appoints Shri Manoranjan Das, an officer of the Indian Administrative Service 
(AM : SCS :88), as the Director of Census Operations, to supervise the taking of census within the State of Assam , for the 
2001 census. 

[ No. 9/ 33/ 99 -CD( CEN)] 
J.K . BANTHIA , Registrar General and Census Commissioner, India 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2000 
का . आ . 248( अ ), - जनगणना अधिनियम, 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार , भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री पी. आर. बम्ब ( ए. जी. एम. यू: एस. सी . एस.:84 ) को गोवा राज्य में जनगणना कराने 
के कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु 2001 की जनगणना के लिए निदेशक , जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 9/33/ 99 - सी. डी.( सेन ) ] 
जयंत कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th March , 2000 
S . O . 248 (E ). -- In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 of the Census Act, 1948 (37 
of 1948 ), the Central Government hereby appoints Shri P.R . Bumb, an officer of the Indian Administrative Service 
( AGMU : SCS :84 ), as the Director of Census Operations, to supervise the taking of census within the State of Goa , for the 
2001 census. 

[ No. 9/ 33 / 99 - CD( CEN)] 
J. K. BANTHIA, Registrar General and Census Commissioner, India 

__ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2000 
का . आ . 249( अ ). -- जनगणना अधिनियम , 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री फिरोज़ अहमद ( जे. के.: एस. सी . एस :90 ) को जम्मू और कश्मीर राज्य में जनगणना 
कराने के कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु 2001 की जनगणना के लिए निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 9/ 33 / 99 - सी . डी. ( सेन ) ] 
जयंत कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त 


[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th March , 2000 
S . O . 249 (E ).- - In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 4 of the Census Act, 1948 (37 
of 1948 ), the Central Government hereby appoints Shri Feroz Ahmed , an officer of the Indian Administrative Service 
(JK :SCS :90), as the Director of Census Operations, to supervise the taking of census within the State of Jammu & 
Kashmir, for the 2001 census. 

No. 9/ 33 /99- CD( CEN)] 
J.K . BANTHIA , Registrar General and Census Commissioner, India 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2000 
का. आ . 250 ( अ ). - जनगणना अधिनियम , 

अ ). -- जनमाना अधिनियम . 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार , भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री प्रभाकर बांसोड़ ( एम. पी : 85 ) को मध्य प्रदेश राज्य में जनगणना कराने के कार्य का 
पर्यवेक्षण करने हेतु 2001 की जनगण : के लिए निदेशक , जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 9/ 33 /99 - सी . डी . ( सेन ) ] 
जयंत कुमार बांठिया , भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th March , 2000 
S. O . 250 (E ). - In exer , ise of the powers conferred by sub - section (1) of section 4 of the Census Act, 1948 (37 
of 1948), the Central Goveruunt hereby appoints Shri Prabhakar Bansod , an officer of the Indian Administrative 
Service (MP :85 ), as the Directo : of Census Operations, to supervise the taking of census within the State of Madhya 
Pradesh , for the 2001 census. 

[ No . 9 /33/ 99- CD (CEN)] 
J. K. BANTHIA, Registrar General and Census Commissioner, India 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2000 
का . आ . 251 ( अ ). --- णना अधिनियम, 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री केएच. दीनामनी सिंह ( एम. टी: एस. सी. एस :88 ) को मणिपुर राज्य में जनगणना कराने 
के कार्य का पर्यवेक्षण करने हेतु 2001 की जनगणना के लिए निदेशक , जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 9/ 33 /99- सी. डी.( सेन ) ] 
जयंत कुमार बांठिया , भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th March , 2000 
S . O . 251 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 of the Census Act, 1948 (37 
of 1948 ), the Central Governmrut hereby appoints Shri Kh . Dinamani Singh, an officer of the Indian Administrative 
Service ( MT: SCS:88), as the Director of Census Operations, to supervise the taking of census within the State of 
Manipur, for the 2001 census. 

[ No. 9/33/ 99 -CD(CEN)] 
J. K . BANTHIA, Registrar General and Census Commissioner, India 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2000 
का . आ . 252( अ ). -- जाणना अधिनियम, 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी श्री इन्दरजीत सिंह ( के . एल : 85 ) को पंजाब राज्य में जनगणना कराने के कार्य का पर्यवेक्षण 
करने हेतु 2001 की जनगणना के लिएनिदेशक , जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 9 /33 /99 - सी . डी .( सेन ) ] 
जयंत कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( ii )] 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th March , 2000 
S .O . 252 ( E ).- - In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 of the Census Act, 1948 (37 
of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Inderjit Singh , an officer of the Indian Administrative Service 
(KL :85 ), as the Director of Census Operations, to supervise the taking of census within the State of Punjab , for the 2001 
census. 

| No. 9/ 33/ 99 -CD( CEN)] 
J.K . BANTHIA , Registrar General and Census Commissioner, India 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2000 
का . आ . 253( अ ). -- जनगणना अधिनियम, 1948 ( 1948 का 37 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, केन्द्रीय सरकार , भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी डा . रणबीर सिंह ( यू. पी : 86 ) को उत्तर प्रदेश राज्य में जनगणना कराने के कार्य का पर्यवेक्षण 
करने हेतु 2001 की जनगणना के लिए निदेशक, जनगणना कार्य के पद पर नियुक्त करती है । 

[ संख्या 9/33/ 99 - सी . डी.( सेन ) ] 
जयंत कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 15th March , 2000 
S. O . 253 ( E). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 4 of the Census Act, 1948 ( 37 
of 1948 ), the Central Government hereby appoints Dr. Ranbir Singh , an officer of the Indian Administrative Service 
(UP :86 ), as the Director of Census Operations, to supervise the taking of census within the State of Uttar Pradesh , for the 
2001 census. 

[ No. 9/ 33/ 99 -CD( CEN)] 
J. K . BANTHIA, Registrar General and Census Commissioner , India 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Dellu - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 -- 2000 . 


